सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आश्विन , 1943 ( श ० ) 


संख्या -534 राँची , शुक्रवार , 


22 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
6 सितम्बर , 2021 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4572 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री मार्तण्ड प्रताप मिश्रा , अपर न्यायायुक्त , राँची को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप 
अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , डाल्टनगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है | 


> 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4573 --झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री शम्भू लाल साव , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , गढ़वा को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के 
फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , हजारीबाग के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4574 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
मो ० तौफिकुल हसन , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , डाल्टनगंज को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति 
के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , धनबाद के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 22 अक्टूबर , 2021 
संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4575 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री अनिल कुमार मिश्रा नं०-2 , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , देवघर को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में में 
प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , देवघर के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


> 


- 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4576 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री रमा शंकर सिंह , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , कोडरमा को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के 
फलस्वरूप अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4577-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री आशुतोष दूबे , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , चतरा को अगले आदेश तक वरीय विधि परामर्शी - सह - अपर 
सचिव , झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी 
सेवा उर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


> 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4578 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री मुकुलेश चन्द्र नारायण , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , घाटशिला ( जमशेदपुर ) को अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी , विधि विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता 
है । 


- 


to 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4579 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री राजेश कुमार नं०- I , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , खूटी को अगले आदेश तक वरीय संकाय सदस्य , न्यायिक 
अकादमी , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा न्यायिक अकादमी , झारखण्ड , 
राँची के शासी निकाय को सौंपी जाती है । 


2 


> 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4580-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री ओंकार नाथ चौधरी , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , जमशेदपुर को अगले आदेश तक वरीय संकाय सदस्य , 
न्यायिक अकादमी , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा न्यायिक अकादमी , 
झारखण्ड , राँची के शासी निकाय को सौंपी जाती है । 


१ 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4581 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री अम्बुज नाथ , महानिबंधक , झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , 
झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा अनुसूचित 
जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


> 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 22 अक्टूबर , 2021 


> 


1 


3 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4582 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री सचिन्द्र बिरुआ , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , देवघर को अगले आदेश तक माननीय लोकायुक्त के सचिव , 
झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4583 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री रजनी कान्त पाठक , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , रामगढ़ को अगले आदेश तक जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश - सह - विशेष न्यायाधीश , सी ० बी ० आई ० , धनबाद के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


- 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4584 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री विशाल श्रीवास्तव , अपर न्यायायुक्त , राँची को अगले आदेश तक अपर न्यायायुक्त - सह - विशेष न्यायाधीश , 
सी ० बी ० आई ० ( पशुपालन घोटाला मामले ) , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2016 का०- 4585 --झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री प्रभात कुमार शर्मा , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , साहेबगंज को अगले आदेश तक अपर न्यायायुक्त -सह 
विशेष न्यायाधीश , सी ० बी ० आई ० ( पशुपालन घोटाला मामलों के अतिरिक्त ) , राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मो ० जियाऊल अंसारी , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 534 50 


